निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 242 ) 


15 ज्येष्ठ 1934 ( श ) 
पटना , मंगलवार , 5 जून 2012 


निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग 


अधिसूचना 

7 मई 2012 
सं0 III / ई – 302 / 2012 - 2296 — श्री हरदेव उपाध्याय, तत्कालीन अधीक्षक उत्पाद , मधेपुरा सम्प्रति आयुक्त 
उत्पाद के सचिव को चिकित्सीय प्रमाण - पत्र एवं वित्त ( वै०दा०नि०को० ) विभाग के पत्रांक 365 (25), दिनांक 02.04.2012 
द्वारा निर्गत आदेयता प्रमाण - पत्र के आधार पर बिहार सेवा संहिता के नियम 234 के तहत दिनांक 15.07.11 से 
31 .08. 11 तक 96 (छियानवे) दिनों के अर्धवैतनिक अवकाश के समतुल्य कुल 48 ( अड़तालिस) दिनों का पूर्ण वेतन पर 
रूपान्तरित अवकाश की स्वीकृति दी जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

विजय रंजन, 
सरकार के उप – सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 242 -571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


